. 


" .. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

7 फाल्गुन 1935 ( श० ) 
संख्या 87 राँची, बुधवार 

26 फरवरी , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
26 फरवरी , 2014 


संख्या-1/ पी0 -102 / 2008 का.- 2041 --प्रधान सचिव, श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, 
झारखण्ड, रांची के पद पर पदस्थापित श्री विष्णु कुमार , भा .प्र.से. ( झाः83) को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक उन्हें प्रधान सचिव , पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1 / पी0-102/ 2008 का .- 2042 -- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री 
राहुल शर्मा, भा.प्र.से . ( झाः98 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें सचिव , श्रम , 
नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

___ 2. श्री शर्मा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ मनरेगा आयुक्त , झारखण्ड, राँची के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखंड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 26 फरवरी 2014 


संख्या-1/ पी0-102 / 2008 का .- 2043 --निदेशक , श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री प्रवीण शंकर, भा . प्र. से. ( झाः98 ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक , राज्य 
ग्रामीण विकास संस्थान ( सर्ड), राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र भूषण प्रसाद, 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 87 _ 50 | 


